Supplement - II 


सत्यमेव जयते 


Govt 
. 


OF 


HARYA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 21-2018 ] 


CHANDIGARH, TUESDAY , MAY 22, 2018 (JYAISTHA 1 , 1940 SAKA ) 


General Review 


खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा की वर्ष 2016-17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 

की समीक्षा । 
दिनांक 1 मई , 2018 


क्र ० स्था ० -I-6E( 1 )-2018/ 9559. 


मुख्य कार्य: 


( i ) 


खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा निम्नलिखित मुख्य कार्य कर रहा है: 

न्यूनतम समर्थन मूल्य / लेवी खरीद स्कीम के तहत खाद्यान्न की खरीद करना । 
( ii ) भण्डारों का प्रेषण भारतीय खाद्य निगम को किए जाने तक उनका सुरक्षित रख - रखाव । 
( iii ) जन वितरण प्रणाली का संचालन । 
(iv ) आवश्यक वस्तु कानून , 1955 के तहत विभिन्न नियन्त्रण आदेशों को लागू करना । 
( v) कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट, 1986 को कार्यन्वित करने से सम्बन्धित कर्तव्य । 
( vi ) माप एवं तोल प्रमाण अधिनियम तथा उस के बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करना । 


चण्डीगढ़ः 
दिनांक 9 मार्च, 2018. 


( हस्ता ०).... 
अतिरिक्त मुख्य 

सचिव , हरियाणा सरकार, 
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग । 


( 83) 


84 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 22 , 2018 ( JYST. 1, 1940 SAKA) 


REVIEW OF ADMINISTRATIVE REPORT OF FOOD , CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS 

DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2016-17 


The 1st May , 2018 


No. Admn .- 1-6E ( 1 ) -2018 /9559. 


Functions 


The Food , Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Haryana is entrusted with the performance of 
following main function : 


(a ) 


Procurement of Food grains under the price support and levy scheme. 


(b ) 


Maintenance of health of stock till these are delivered to FCI. 


(c ) 


Operation of the public distribution system . 


(d ) 


Enforcement of various control order under the Essential Commodities Act, 1955 . 


( e ) 


Function connected with implementation of the Consumer Protection Act, 1986 . 


( f ) 


Enforcement of provisions of the Weights and Measures Act and Rules framed thereunder . 


Chandigarh : 
The 9th March , 2018 . 


(Sd.) ..., 
Additional Chief Secretary to Government of Haryana , 
Food , Civil Supplies & Consumer Affairs Department. 


56229 — C.S. - H.G.P ., Chd . 


